निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 705 ) 


18 भाद्र 1935 ( श ) 
पटना, सोमवार , 9 सितम्बर 2013 


सं0 4तक0 / ए0ए0आई0एफ0आर0 - 13 / 2002(पार्ट - II ) / 20 

उद्योग विभाग (तकनीकी विकास ) 


प्रेषक , 


सरकार के अपर सचिव , 
उद्योग विभाग, बिहार, पटना । 


सेवा में , 


द्वारा : 


महालेखाकार ( ले० एवं ह0) , 
बिहार, पटना । 
आन्तरिक वित्तीय सलाहकार । 

पटना, दिनांक 7 जनवरी 2013 
बिहार राज्य औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के आलोक में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड 
द्वारा रूग्न घोषित इकाई मेसर्स हिन्दुस्तान फर्टिलाईजर कॉर्पोरेशन लि0, बरौनी पर बिहार राज्य 
विद्युत बोर्ड का बकाया रू0 267.55 करोड़ बिहार सरकार द्वारा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना को 
दिए गए ऋण एवं सूद (केवल ऋण से नहीं) के विरूद्ध समायोजित करने की स्वीकृति के सम्बन्ध 


विषय: 


में । 


महाशय , 

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि राज्य सरकार ने औद्योगिक और वित्तीय 
पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा रूग्न घोषित इकाई मेसर्स हिन्दुस्तान फर्टिलाईजर कॉर्पोरेशन लि0, बरौनी को औद्योगिक प्रोत्साहन 
नीति - 2011 के अन्तर्गत देय प्रोत्साहन की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है । 
2. 

इसके अन्तर्गत राज्य सरकार ने मेसर्स हिन्दुस्तान फर्टिलाईजर कॉर्पोरेशन लि0, बरौनी को 
औद्योगिक प्रोत्साहन नीति - 2011 के अन्तर्गत निम्न सुविधा देने का निर्णय लिया है : 
(i) मेसर्स हिन्दुस्तान फर्टिलाईजर कॉर्पोरेशन लि0, की बरौनी इकाई पर बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का बकाया मु० 
267 .55 करोड़ रूपये ( दो सौ सड़सठ करोड़ पचपन लाख रूपये ) बिहार सरकार द्वारा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना 
को दिये गये ऋण एवं सूद (केवल ऋण से नहीं) के विरूद्ध समायोजन कर लिया जाय । यह समायोजन 
बी0आई0एफ0आर0 द्वारा मे0 हिन्दुस्तान फर्टिलाईजर कॉर्पोरेशन लि0 , बरौनी के पुनर्वास योजना की स्वीकृति के 
उपरान्त किया जायेगा । 
(ii) इसका कट - ऑफ डेट बी0आई0एफ0आर0 द्वारा स्कीम स्वीकृति के अनुसार होगा । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 9 सितम्बर 2013 
3. इस आदेश की प्रति औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड , नई दिल्ली (बी0आई0एफ0आर0 ) को भेजी 
जाएगी तथा स्कीम की स्वीकृति अंतिम रूप से बी0आई0एफ0आर0 के द्वारा होने के उपरान्त उपरोक्त सुविधा कम्पनी 
को देय होगी । 
4. उक्त प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति संचिका संख्या -4तक0 ए0ए0आई0एफ0आर0 – 13 / 2002 पार्ट - II 
के पृष्ट - 34 / टिO पर दिनांक 23 - 11 - 2012 को प्राप्त है । 
5. यह राज्यादेश संचिका संख्या - 4तक0 ए0ए0आई0एफ0आर0 - 13 / 2002 पार्ट - II के पृष्ठ - 37 / टि0 पर 
दिनांक 05 - 12 - 2012 को प्राप्त आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है । 

विश्वासभाजन, 

( ह0 ) अस्पष्ट, 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 705 -571 + 50 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic. in 


